निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 श्रावण 1938 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 3 अगस्त 2016 


( सं0 पटना 639 ) 


कला, संस्कति एवं युवा विभाग 

( पुरातत्व निदेशालय ) 


अधिसूचना 

3 अगस्त 2016 
सं0 5पुरा / सु.1 - 01 / 2015 / 14 - राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक संख्या पटना - 523, 
दिनांक 29 अप्रील 2015 में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अधिसूचना संख्या -5पुरा / 
सु. 1 - 01 / 2015 - 07 - 107 दिनांक 28.04. 2015 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल राजा 
भोज का किला / नवरतन गढ़ जो बक्सर जिला के डुमरॉव प्रखंड के ग्राम नया भोजपुर में अवस्थित है , को प्राचीन 
स्मारक / पुरातत्व स्थल / अवशेष के रूप में सुरक्षित घोषित करने की प्रस्ताव सम्बन्धी अधिसूचना " बिहार प्राचीन 
स्मारक और पुरातत्व स्थल , अवशेष तथा कला निधि अधिनियम , 1976 " की धारा - 3, उप - धारा 1 के प्रावधान 
के अन्तर्गत अधिसूचित कर, इसकी एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक / पुरातात्विक स्थल / अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से 
द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी गई थी । इसके विरूद्ध सम्बन्धित व्यक्ति से दो माह की अवधि के अन्दर आपत्ति अथवा 
सुझाव आमंत्रित किया गया था । 

___ जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त राजपत्रित अधिसूचना संख्या - 523, दिनांक 29.04.2015 के घोषित किए 
जाने के विरूद्ध निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए । फलस्वरूप उक्त स्थल को सुरक्षित 
घोषित किए जाने योग्य समझा गया है । 

अतएव एतद् द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उप - धारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक / पुरातत्व स्थल / अवशेष को सुरक्षित घोषित करती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
तारानन्द महतो वियोगी, 
सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 अगस्त 2016 
बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जाने वाले प्राचीन पुरातात्विक स्थल, अवशेष 

की राजस्व विवरणी 
स्मारक / 

अवशेष 

खाता धारी खाता | खेसरा 
पुरातत्व 

रैयत का नाम 
स्थल का नाम 


क्र . 


रकवा 


3 


1318 


| 


1232 


0 . 29 


राजा भोज का 

राजा भोज का 
किला / नवरतनगढ़ किला / नवरतनगढ़ 


| अनावाद बिहार 
सरकार 


1233 


0 .12 


1234 


3. 63 


1196 


0 .06 


0 . 14 


1197 


1201 


0. 05 


1198 


0 . 84 


1199 


0 . 18 


1200 


0 . 13 


1203 


2 . 34 


1234 


0 . 34 


3885 


1234 


0 . 22 


3885 


1319 


963 


0 . 49 


964 


2.08 


965 


0 . 62 


394 


1 . 97 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 अगस्त 2016 


क्र . 


चौहद्दी 


स्मारक / 

पुरातत्व 
स्थल का नाम 


जमीन 

की 
किस्म 


उ0 


द0 


पू0 


प० 


8 


सड़क 


1227 


राजा भोज का किला / 
नवरतनगढ़ 


- छवर | 1203 


स्कूल 


1228 


1234 


1232 


छवर 


1203 


रास्ता 


1235 


रास्ता 


3885 


1196 


हाट 


1195 


| 1197 


12351193 


रास्ता 


1196 


1198 


1234 


1046 


खंडहर 


1200 


1200 


1202 


1200 
गली 


1197 


1234 


1046 


1198 


1203 


1234 


1046 


1199 


1202 


1201 


1203 


पुरानी परती 
| पुरानी परती 
पुरानी परती 
पुरानी परती 
पुरानी परती 
हाट 
पुरानी परती 
कब्र स्थान 


1199 


1223 


1232 


1046 


1234 


1256 


3856 


1234 


1248 


1276 


3876 


3885 


961 


905 


994 


958 
959 


965 


963 


976 


कब्र स्थान 


989 
986 


977 
978 


981 


1012 


964 


963 


966 


कब्र स्थान 


971 


964 


531 


411 


414 


टीला 


414 


420 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 अगस्त 2016 


ग्राम 


मौजा 


प्रखंड 


थाना 


स्मारक / 

पुरातत्व 
स्थल का नाम 


थाना 
नम्बर 


जिला | अभ्युक्ति 


2 


10 


12 


15 


| 


16 


11 

13 
भोजपुर । डुमराँव । डुमरांव 
जदीद 


14 
158 


राजा भोज का 

नया 
किला / नवरतनगढ़ भोजपुर । 


बक्सर 


तारानन्द महतो वियोगी, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 639 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


